निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 600) 


8 श्रावण 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 30 जुलाई 2013 


विधि विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2013 
एस0ओ0 308 , दिनांक 30 जुलाई 2013 - महाधिवक्ता कार्यालय बिहार , उच्च न्यायालय , पटना के 
पत्रांक - 1634 , दिनांक 01 .06. 13 एवं 2057 , दिनांक 23.07 . 13 के आलोक में सूचना का अधिकार 
अधिनियम - 2005 के कार्यान्वयन से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 
बी0 / स्था0 - 22 - 2 / 2007 / 1372 / जे0 , दिनांक 14.03. 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री प्रसून सिन्हा , 
राजकीय अधिवक्ता संख्या - 2 को लोक सूचना पदाधिकारी महाधिवक्ता कार्यालय , उच्च न्यायालय , पटना के 
रूप में अगले आदेश तक नामित किया जाता है । 
2. उक्त अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत रहेगी । 

( सं0 बी0 / स्था0 - 22 - 2 / 2007 / 5610 / जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 600 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


